निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 467 ) 


27 ज्येष्ठ 1935 ( श ) 
पटना, सोमवार , 17 जून 2013 


वित्त विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचनाएं 

13 जून 2013 
सं0 3ए - 2 - वे0पु0 - 18 / 2009-6068 /वि० – भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल एतद्वारा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित 
वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन नियमावली, 2010 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते 
हैं : 

1 . संक्षिप्त नाम एवं आरंभ : - ( i) यह नियमावली बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित 
वृत्ति उन्नयन योजना ) निरसन ( संशोधन ) नियमावली , 2013 कही जा सकेगी । 

( ii ) यह दिनांक 01 . 01 . 2009 से प्रवृत होगी । 

2 . बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना ) निरसन नियमावली, 2010 
के नियम - 2 का संशोधन बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) निरसन 
नियमावली, 2010 के नियम - 2 की कंडिका-( ii ) की अन्तिम पंक्ति “ आगे और कि 31 . 12 . 2008 और 
इस निरसन नियमावली के प्रभावी किये जाने की तिथि के बीच निरसित ए०सी०पी० के अधीन वेतन 
प्रोन्नति प्राप्त होगी। ” को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा 

___ आगे और कि 31 . 12 . 2008 और इस निरसन नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि 
13 . 07. 2010 के बीच निरसित ए०सी०पी० नियमावली के अधीन वेतन प्रोन्नति प्राप्त होगी " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रभात शंकर , 

सरकार के अपर सचिव । 
The 13th June 2013 
No. 3A - 2 PR - 18 / 2009-6068 /F . — In exercise of powers conferred under proviso to 
Article 309 of the Constitution of India , Governor of Bihar is hereby pleased to make the 
following amendment the Bihar State employees conditions of service (Assured Career 
Progression Scheme) Repeal Rules 2010 : 


019 . 


PER JGTC (37HTET UT ), 17 a 2013 
1 . Short title and commencement : — (i) These Rules may be called the Bihar State 
Employees Conditions of Service (Assured Career Progression Scheme) Repeal amendment 
Rules 2013 . 

( ii ) It shall come into froce with effect from 01.01.2009. 

2 . Ammendment in Rule - 2 of the Bihar State Employees Conditions of Service 
(Assured career progression Scheme) Repeal Rule , 2010 , last time of clause ( ii ) Rule - 2 of 
The Bihar State Employees Conditions of Service (Assured Career Progression Scheme) 
Repeal Rule , 2010 " further more the pay promotion under repealed A .C . P . rule will be 
available in between 31. 12 .2008 and the date of this Repeal Rule is made effective " shall be 
substituted by the following namely — 

" Further more the Pay promotion under repealed A . C .P rules will be avilable in 
between 31 -12 - 2008 and the date of notification ( 13 .07 . 2010 ) of this repeal Rules." 

By order of the Governor of Bihar , 

PRABHAT SHANKAR , 
Additional Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER THC ( 31HTERUT) 467 - 571 + 10 - 

S toftoi 
Website : http : // egazette .bih .nic . in 


